रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Fr 


. 
tre 


4 . 


E 


INTENSAN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 5 , 2017 / अग्रहायण 14 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 5 , 2017/ AGRAHAYANA 14, 1939 


सं. 3338] 
No. 3338] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017 
का . आ . 3807 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की धारा 2 की उप -धारा ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ ( 2) और ( 3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 
घोषित करती है । 

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में 
यथा -निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की 
अनुसूची में अंत : स्थापित किया गया समझा जाएगा । 

तालिका 
क्र . सं . | नई राष्ट्रीय राजमार्ग 

राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 
संख्या 
(1) (2) 
354 

पंजाब राज्य में गुरदासपुर के निकट रारा सं .- 54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
डेराबाबा नानक, रामदास , अजनाला , अमृतसर ( रारा-3), चाबल कला , भिखीविंड , 
अमरकोट , खेम करन ( भारत - पाक सीमा), अरीफके , फिरोजपुर (रारा-5), सादिक , श्री 
मुक्तसर साहिब ( रारा -754 ), रुपाना को जोड़ने वाला और मलौट के निकट रारा -7 के साथ 

अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
410 354बी 

पंजाब राज्य में जीरा के निकट रारा सं .- 54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मरखई, 
कुलगढ़ी , को जोड़ने वाला jऔर फिरोजपुर के निकट रारा -5 पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
148बीबी 

पंजाब राज्य में मूनक के निकट रारा सं .- 148बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लेहरा 
गागा को जोड़ने वाला और सुनम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


( 3) 


409 


411 


7032 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(ii)] 


क्र . सं . 


। 


नई राष्ट्रीय राजमार्ग 

संख्या 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


(1) 


( 2) 


412 


105बी 


413 


| 152ए 


414 


907जी 


415 


352आर 


416 


352डब्ल्यू 


417 


126 


418 


130सीडी 


( 3) 
पंजाब राज्य में ढिल्लोंन नगर ( मोगा ) के निकट रारा सं.- 5 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर बाग पुराना ( रारा- 254 ) को जोड़ने वाला और बाजा खाना के निकट रारा -54 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
पंजाब राज्य में खनौरी के निकट रारा सं .- 52 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर शेरगढ़ , 
अमो , हरियाणा राज्य में संगतपुरा , नंद , सिघवाला , सांघन , महल खेड़ी , पडाला , गांधी को 
जोड़ने वाला और कैथल के निकट रारा - 152 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
हरियाणा राज्य में जगाधरी के निकट रारा सं .- 907 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
जरोडा , बुढेरी, भरथल , महमूदपुर , सलेमपुर बांगर को जोड़ने वाला और बिलासपुर के निकट 
| समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
हरियाणा राज्य में रारा- 352 ( झज्जर बाइपास ) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर धुलेरा , 
दबोदा खुर्द, नूना माजरा को जोड़ने वाला और रारा - 9 (बहादुरगढ़ बाइपास ) के साथ अपने 
जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
हरियाणा राज्य में विजय नगर (रेवाड़ी ) के निकट रारा - 352 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर काकोरिया , जैतपुर , पटौदी , जमालपुर , वजीरपुर , हरासू को जोड़ने वाला और 
शक्तिनगर ( गुरुग्राम ) के निकट रारा- 48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
ओडिशा राज्य में बारापाली के निकट रारा- 26 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
धौराखांडा, पानीमोरा , चिचिंडा को जोड़ने वाला और सोहेला के निकट रारा- 53 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
छत्तीसगढ़ राज्य में रारा- 30 ( कुरुड बाइपास ) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
उमरददा , मेघा, बिझुली, सिंहपुर , दुगली, डोंगरडुला, नगरी, सोनामागर , सिहवा , रातवा 

ओडिशा राज्य में घुटकेल , कुंडेई , हाताभरांडी, रायघर, बेहेड़ा, उमरकोटे, धोदरा , धमनागुडा , 
दाबुगांव को जोड़ने वाला और पपड़ाहांडी के निकट नया रारा सं .- 26 के साथ अपने जंक्शन 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
ओडिशा राज्य में कोणार्क के निकट रारा- 316 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रतनपुर , 
सतभाया , धामरा , बसुदेवपुर , तलपाड़ा, चांदीपुर , चंदनेश्वर को जोड़ने वाला और पश्चिम 
बंगाल राज्य में दीघा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
ओडिशा राज्य में गोपालपुर पत्तन के निकट रारा -516 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होने 
वाला और सतपाड़ा के निकट रारा - 316 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
तमिलनाडु राज्य में वेल्लाकोइल के निकट रारा - 81 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
मेत्तूपलयम , अय्यमपलयम , कुमरंडीसावदी , मुथुर , मुथैनवालसू, इलुमाथुर , मोडाकुरुची , 
थन्नेरपंथाल, शक्तिनगर (ईरोड में ), पल्लीपलयम , वेप्पादई , पदैवीडू को जोड़ने वाला और 
सनकाकिरी के निकट रारा -544 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु राज्य में मुसिरी के निकट रारा-81 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर थोट्टीयम , 
इजरलुपट्टी, मीकलनायकनपट्टी को जोड़ने वाला और नामक्कल के निकट रारा- 44 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु राज्य के मदुरै में पांडियन होटल जंक्शन से प्रारंभ होकर नागनागुलम , अय्यार , 
बंगला , ओमाचीकुलम , वेमबराली, वतीपट्टी , चत्थिरापट्टी , चिन्नापट्टी को जोड़ने वाला और 
नाथम में समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
आंध्र प्रदेश राज्य के पुत्तुर के निकट रारा- 716 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नारायण 
वनम , धुंबुरु , कोप्पेडू, हरीजन , वाडा , रामागिरी, कृष्णापुरम , उथुकोट्टई को जोड़ने वाला 


| 419316ए 


420 


516ए 


421 


381ए 


422 


381बी 


| 423785 


424 


716ए 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . सं . 


। 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


नई राष्ट्रीय राजमार्ग 

संख्या 
(2 ) 


(1) 


( 3 ) 
तमिलनाडु राज्य में थराची, पलवक्कम , पेरियापलम , कन्नीगैपैर को जोड़ने वाला और 
जनप्पाचतरम के निकट रारा -16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश राज्य में झाबुआ ( बाइपास ) के निकट रारा -47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर नवागांव को जोड़ने वाला और रायपुरिया के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


425 


147ई 


426 


135बीबी 


427 


135बीडी 


428 


135बीजी 


| 429 


548एच 


430748एए 


431 


367ए 


432 


954 


उत्तर प्रदेश राज्य में जमीरा के निकट रारा - 35 ( बारगढ़ मोड़ ) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर बारगढ़, गाहुर को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश राज्य में दूबी, मगदौर को जोड़ने वाला और 
दभौरा के निकट रारा -135बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
मध्य प्रदेश राज्य में सिरमौर के निकट रारा- 135बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
कोल्हा, राजगढ़ , क्योटी , बगहैया , लालगांव , परगादी को जोड़ने वाला और कलवारी के निकट 
रारा- 30 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूट के निकट रारा - 35 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
मझगावा , सतना को जोड़ने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में मैहर के निकट रारा- 30 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
कर्नाटक राज्य में शंकेश्वर के निकट रारा - 48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र 
राज्य में गधिंगलाज , अजरा , अंबोली , मदखोल , सावंतवाडी , इनसुली को जोड़ने वाला और 
बांदा के निकट रारा- 66 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
कर्नाटक राज्य में माछे के निकट रारा-748 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पीरनवाड़ी , 
नवाजे, किनाये , कुसमल्ली, जामबोटी, कलमनी , कनकुंबी को जोड़ने वाला पोरीम, मटनी को 
जोड़ते हुए और गोवा राज्य में सनक्यूलिम (निकट श्री दत्ताराय मंदिर) पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 
कर्नाटक राज्य में कोप्पल के निकट रारा -67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और मेटगल 
के निकट रारा- 50 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में पक्का सहराहा के निकट रारा - 54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
मोरजांदा खारी , मामखेड़ा , लालगढ़ जट्टन , बनवाला , 4एलएनपी को जोड़ने वाला और 
कालूवाला के निकट रारा -62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में सिंघना के निकट रारा -11 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खेत्री 
नगर, जसरापुर , नांगली, सलेदीसिंह , भाटीवार, छवसारी को जोड़ने वाला और टाइटनवाड़ा 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में महवा के निकट रारा- 21 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मंडवार, 
नांगल सुमेर सिंह , अलमारपुर , खेड़ा , मंगलसिंह, घाड़ी , अंतापुआर , पियाना, दोरोली, मछेदी 
मोड़ को जोड़ने वाला और राजगढ़ बाइपास पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में मुनाबाओ के निकट रारा- 25 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सुंद्रा , 
म्याजलार , धनाना , असुतार , घोटारु, लोघेवाला को जोड़ने वाला और तनोट के निकट रारा 
68 के अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में गगरिया के निकट रारा - 25 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बाओरी 
कलां , सेर्वा को जोड़ने वाला और बखसार पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में सत्ता के निकट नया रारा- 925 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
गांधव के निकट नया रारा- 68 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
राजस्थान राज्य में बाप के निकट रारा - 11 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नौख , 
चारनवाला , रंजीतपुरा , गोडू, गोकुल , तावरवाला , जग्गासार , दंतूर को जोड़ने वाला और 
पूगल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
उत्तर प्रदेश राज्य में कुडवा के निकट रारा-730 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 


433 


311 


434 


921 


43570 


436 


925 


437 


925ए 


438 


911 


439 


730एच 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


क्र . सं . 


। 


नई राष्ट्रीय राजमार्ग 


राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 


सख्या 


(1) (2) 

( 3) 
मिहिनपुरवा , मोतीपुर , निशानगढ़ , बिछिया को जोड़ने वाला और कतरनीघाट पर समाप्त 

होने वाला राजमार्ग । 
440 | 321 

उत्तर प्रदेश राज्य में किरोली के निकट रारा - 2 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मोरी , 

वामनपुरा , झेंगेरा को जोड़ने वाला और कगरोल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
441 731एजी 

उत्तर प्रदेश राज्य में राजापुर के निकट रारा- 731ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
रामटेकरा को जोड़ने वाला और रायपुरा के निकट रारा - 35 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त 

होने वाला राजमार्ग । 
| 442 709एडी 

उत्तर प्रदेश राज्य में शामली के निकट रारा- 709ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
लालूखेड़ी , भागरा, मीरापुर को जोड़ने वाला और मुजफ्फरनगर के निकट रारा - 344 के साथ 

अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
443 160ए 

महाराष्ट्र राज्य में सिन्नर के निकट रारा- 60 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पंधुर्ली, 
धामनगांव को जोड़ने वाला और खंबाले के निकट रारा -848 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त 

होने वाला राजमार्ग । 
444 160बी 

महाराष्ट्र राज्य में जगादे फाटा के निकट रारा- 160 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 

| कोपरगांव के निकट रारा- 752जी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
445 753सी 

महाराष्ट्र राज्य में रारा -753ए (जालना बाइपास ) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
सिंधखेड़ राजा, दुसराबिद , बीबी, सुल्तानपुर , मेहकर , दोनगांव , केनवाड़ , मालेगांव जहांगीर , 
शेलू बाजार , करंजा , ब्राह्मणखेड़ , खेरदा, पिंपलगांव , वाघोदा, दहसर, तालेगांव को जोड़ने 
वाला और पुलगांव के निकट रारा- 347ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
446 965डी 

महाराष्ट्र राज्य में केडागांव के निकट रारा- 65 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सुपे , 
मोरगांव, नीरा , लोनांद, वाथर को जोड़ने वाला और वाडे फाटा ( सतारा ) के निकट रारा-48 

के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
447 753बीबी 

महाराष्ट्र राज्य में रारा- 753बी नादुरबार ( देवमोगरा) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
घोटाने , दोंडैचा, बामने , चिल्लाने , कसबे, सिंधखेड़ा को जोड़ने वाला और सोनगिर फाटा के 

निकट रारा- 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
448 160डी 

महाराष्ट्र राज्य में नांदुर शिंगोटे के निकट रारा -60 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
दीघे, तालेगांव , लोनी को जोड़ने वाला और कोल्हार के निकट रारा -160 के साथ अपने 

जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
449 348बी 

महाराष्ट्र राज्य में उलवे (पाडेघर) के निकट रारा- 348 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
हमफुलपाद, कौली बेलोडाक , चिनर , साईं को जोड़ने वाला और रायगड ( बारापाडा ) के निकट 

रारा - 66 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
450 348बीबी 

महाराष्ट्र राज्य में चिनर के निकट नए रारा- 348बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 

कोपरोली को जोड़ने वाला और खोपटा क्रीक पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
451 753एबी 

महाराष्ट्र राज्य में शेंद्रा एमआइडीसी आरओबी पर रारा- 753ए के साथ अपने जंक्शन से 
प्रारंभ होकर भालगांव , घादीवट , बिदकिन , शेंदुरवाड़ा , बारगांव को जोड़ने वाला और रारा 
52 पर प्रस्तावित औरंगाबाद बाइपास के जंक्शन पर कसाब खेड़ा पाटा के निकट समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 

[ फा .सं . एनएच -14012/ 27/ 2014- पी ऐंड एम (पार्ट -5 )] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
पाद टिप्पण :- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) और इसकी अनुसूची , भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 

का . आ . 689 ( अ ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना 
संख्या का . आ . 3718.( अ ), दिनांकित 22. 11.2017 द्वारा किया गया था । 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th December, 2017 
S .O . 3807 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 2 of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns 
(2 ) and ( 3) of the Table below to be a national highway . 

The said highways, now declared to be national highways , shall be deemed to be specified in the Schedule 
to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national 
highways thereof, as indicated in columns ( 1), (2 ) and (3 ) respectively , of the said Table . 


TABLE 


Description of National Highways 


Serial 
No . 

(1 ) 
409 


New National 
Highway No. 

( 2 ) 
354 


410 


354B 


411 


148BB 


| 412 


105B 


413 


| 152A 


414 


907G 


415 


352R 


( 3 ) 
The highway starting from its junction with NH -54 near Gurdaspur connecting 
Derababa Nanak , Ramdas, Ajnala , Amritsar (NH -3 ), Chabal Kalan , Bhikhiwind , 
Amarkot, Khem Karan (Indo - Pak Border ), Arifke , Firozpur (NH -5 ), Sadiq, Sri 
Muktsar Sahib (NH - 754 ), Rupana and terminating at its junction with NH -7 near 
Malaut in the state of Punjab . 
The highway starting from its junction with NH -54 near Zira connecting 
Markhai, Kulgarhi, and terminating at its junction with NH -5 near Firozepur in 
the state of Punjab . 
The Highway starting from its junction with NH - 148B near Moonak connecting 
Lehra Gaga and terminating at Sunam in the state of Punjab . 
The highway starting from its junction with NH -5 near Dhillon Nagar (Moga ), 
connecting Bagh Purana (NH - 254) and terminating at its juction with NH - 54 
near Baja Khana in the State of Punjab . 
The highway starting from its junction with NH -52 near Khanauri connecting 
Shergarh , Amo in the state of Punjab , Sangatpura , Nand , Sighwala , Sanghan , 
Mahal Kheri, Padala , Gandhi and terminating at its junction with NH - 152 near 
Kaithal in the State of Haryana . 
The Highway starting from its junction with NH No - 907 near Jagadhri 
connecting Jaroda, Budheri, Bherthal, Mahmoodpur, Salempur Banger and 
terminating near Bilaspur in the state of Haryana . 
The highway starting from its junction with NH - 352 ( Jhajjar Bypass) connecting 
Dulhera , Daboda Khurd , Nuna Majra and terminating at its junction with NH - 9 
( Bahadurgarh Bypass) in the state of Haryana . 
The highway starting from its junction with NH - 352 near Vijay Nagar (Rewari) 
connecting Kakoria , Jaitpur, Pataudi, Jamalpur, Wazirpur, Harsaru and 
terminating at its junction with NH - 48 near Shaktinagar (Gurugram ) in the state 
of Haryana. 
The highway starting from its junction with NH -26 near Barapali connecting 
Dhaurakhanda , Panimora, Chichinda and terminating at its junction with NH -53 
near Sohela in the State of Odisha . 
The highway starting from its junction with NH - 30 (Kurud Bypass) connecting 
Umarda, Megha , Bijhuli, Singhpur, Dugli , Dongardula, Nagari, Sonamagar, 
Sihawa, Ratawa in the state of Chhattisgarh connecting Ghutkel, Kundei , 
Hatabharandi, Raighar, Beheda, Umerkote, Dhodra , Dhamanaguda, Dabugaon 
and terminating at its junction with new NH No. 26 near Papdahandi in the State 
of Odisha. 
The highway starting from its junction with NH -316 near Konark connecting 
Ratanpur, Satabhaya , Dhamra , Basudevpur, Talapada , Chandipur , Chandaneswar 
in state of Odisha and terminating at Digha in the State of West Bengal. 
The highway starting from its junction with NH -516 near Gopalpur Port and 
terminating at its junction with NH -316 near Satpada in the State of Odisha . 
The highway starting from its junction with NH - 81 near Vellakoil connecting 


416 


352W 


417 


126 


418 


130CD 


419 


316A 


420 


420 
421 


516A 
381A 


421 


381A 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Description of National Highways 


Serial 
No. 
( 1 ) 


New National 
Highway No. 

(2 ) 


( 3 ) 
Mettupalayam , Ayyampalayam , Kumarandisavadi, Muthur, Muthainvalasu , 
Elumathur, Modakuruchi, Thannerpanthal, Sakthi Nagar ( in Erode), 
Pallipalayam , Veppadai , Padaiveedu , and terminating at its junction with new NH 
-544 near Sankakiri in the State of Tamil Nadu . 


422 


381B 


The highway starting from its junction with NH -81 near Musiri connecting 
Thottiyam , Ezlurpatty , Meikalnaikanpatty and terminating at its junction with 
NH - 44 near Namakkal in the State of Tamil Nadu . 


423 


785 


424 


716A 


425 


425 


147E 


426 


135BB 


427 


135BD 


428 


135BG 


429 


429 


548H 


The highway starting from Pandian Hotel Junction in Madurai connecting 
Naganagulam , Ayyar, Bungalow , Oomachikulam , Vembarali, Vathipatti, 
Chatthirapatti, Chinnapatti, and terminating at Natham in the State of Tamil 
Nadu . 
The highway starting from its junction with NH -716 near Puttur connecting , 
Narayana Vanam , Thumburu , Koppedu, Harijan , Vada, Ramagiri , Krishnapuram , 
Utthukottai in the State of Andhra Pradesh connecting Tharachi, Palavakkam , 
Periyapalam , Kannigaipair , and terminating at its junction with NH - 16 near 
Janappachataram in the State of Tamil Nadu . 
The highway starting from its junction with NH - 47 near Jhabua (Bypass ) 
connecting Nawagaon and terminating near Raipuriya in the state of Madhya 
Pradesh . 
The highway starting from its junction with NH - 35 (Bargarh More ) near Jamira 
connecting Bargarh , Gahur in the state of Uttar Pradesh connecting Dubi, 
Magdaur and terminating at its junction with NH - 135B near Dabhoura in the 
state of Madhya Pradesh . 
The highway starting from its junction with NH - 135B near Sirmaur connecting 
Kolha , Rajgarh , Kyoti, Bagahaiya, Lalgaon , Pangadi and terminating at its 
junction with NH - 30 near Kalwari in the state of Madhya Pradesh . 
The highway starting from its junction with NH - 35 near Chitrakoot in the state of 
Uttar Pradesh connecting Majhgawa, Satna and terminating at its junction with 
NH - 30 near Maihar in the state of Madhya Pradesh . 
The highway starting from its junction with NH - 48 near Sankeshwar in the state 
of Karnataka connecting Gadhinglaj, Ajara, Amboli, Madkhol , Sawantwadi, 
Insuli and terminating at its junction with NH -66 near Banda in the state of 
Maharashtra . 
The highway starting from its junction with NH - 748 near Machhe connecting 
Piranvadi, Navage, Kinaye , Kusamalli , Jamboti , Kalmani, Kankumbi, in the state 
of Karnataka Poriem , Matnee and terminating at Sanquelim (near Shri 
Dattaraya Mandir) in the State of Goa . 
The highway starting from its junction with NH -67 near Koppal and terminating 
at its junction with NH No. 50 near Metgal in the State of Karnataka. 
The highway starting from its junction with NH -54 near Pakka Saharaha 
connecting Morjanda Khari, Mamakhera , Lalgarh Jattan , Banwala , 4LNP and 
terminating at its junction with NH -62 near Kaluwala in the state of Rajasthan . 
The highway starting from its junction with NH -11 near Singhana connecting 
Khetri Nagar, Jasrapur, Nangli , Saledisingh , Bhatiwar, Chhawasari, and 
terminating at Titanwara in the State of Rajasthan . 
The highway starting from its junction with NH -21 near Mahwa connecting 
Mandwar, Nangal Sumer Singh , Almarpur, Kheda, Mangalsinh , Ghadi, Antapuar, 
Piana , Doroli, MachediMode, and terminating at Rajgarh bypass in the State of 
Rajasthan . 
The highway starting from its junction with NH - 25 near Munabao connecting 
Sundra , Myajlar, Dhanana , Asutar, Ghotaru , Loghewala , and terminating at its 
junction with NH -68 near Tanot in the State of Rajasthan . 
The highway starting from its junction with NH - 25 near Gagaria connecting 
Baori kalan , Serwa and terminating at Bakhasar in the State of Rajasthan 


430 


748AA 


431 


367A 


432 


954 


433 


311 


434 


921 


35 


70 


436 


925 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1925A 


| 439 


443 


144 


Serial New National 

Description of National Highways 
No. 

Highway No. 
( 1 ) L ( 2 ) 

( 3 ) 
437 

The highway starting from its junction with new NH -925 near Satta and 
terminating at its junction with new NH No.-68 near Gandhav in the State of 

Rajasthan . 
438 911 

The highway starting from its junction with NH - 11 near Bap connecting Naukh , 
Charanwala , Ranjitpura, Godu , Gokul, Tawarwala , Jaggasar, Dantour, and 

terminating at Poogal in the State of Rajasthan . 
730H 
730H 

The highway starting from its junction with NH -730 near Kudwa connecting 
Mihinpurwa, Motipur, Nishangarh , Bichia and terminating at Katarnighat in the 

state of Uttar Pradesh . 
440 321 

The highway starting from its junction with NH - 2 near Kiraoli connecting Mori , 

Vamanpura , Jhengera and terminating at Kagarol in the State of Uttar Pradesh . 
441 731AG 

The highway starting from its junctiion with NH -731A near Rajapur connecting 
Ramtekra and terminating at its junction with NH - 35 near Raipura in the state of 

Uttar Pradesh . 
442 709AD 

The highway starting from its junction with NH -709A near Shamli connecting 
Lalukheri, Bhagra , Mirapur and terminating at its junction with NH - 344 near 

Muzaffarnagar in the state of Uttar Pradesh . 
160A 

The highway starting from its junction with NH -60 near Sinnar connecting 
Pandhurli, Dhamangaon and terminating at its junction with NH -848 near 

Khambale in the state Maharashtra . 
160B 

The highway starting from its junction with NH - 160 near Zagade Phata and 
terminating at its junction with NH - 752G near Kopargaon in the state 

Maharshtra . 
445 753C 

The Highway starting from its junction with NH -753A ( Jalna Bypass ) connecting 
Sindhkhed Raja, Dusrabid , Bibi, Sultanpur, Mehkar , Dongaon , kenwad , 
Malegaon Jahangir, Shelu bazar , Karanja , Bramhankhed, Kherda , Pimpalgaon , 
Vaghoda, Dashasar, Talegaon and terminating at its junction with NH -347A near 

Pulgaon in the state of Maharashtra . 
446 965D 

The Highway starting from its junction with NH -65 near Kedagaon connecting 
Supe ,Morgaon , Nira , Lonand , Wathar and terminating at its junction with NH -48 

near Wade Phata (Satara ) in the state of Maharashtra. 
447 753BB 

The Highway starting from its junction with NH - 753B Nadurbar (Devmogra ) 
connecting Ghotane, Dondaicha , Bamne, Chillane , Kasbe, Shindkheda and 
terminating at its junction with NH - 52 near Songir Phata in the state of 

Maharashtra . 
448 160D 

The highway starting from its junction with NH -60 near Nandur Shingote 
connecting Dighe , Talegaon , Loni and terminating at its junction with NH - 160 

near Kolhar in the state Maharshtra . 
449 348B 

The highway starting from its junction with NH - 348 near Ulwe (Padeghar ) 
connecting Hambhulpad, Kauli Belodak , Chirner, Sai and terminating at its 

junction with NH - 66 near Raigad (Barapada ) in the state of Maharashtra . 
348BB 

The highway starting from its junction with new NH - 348B near Chirner 
connecting Koproli and terminating at Khopta Creek in the state of 

Maharashtra . 
| 753AB 

The highway starting from its junction with NH -753A at Shendra MIDC ROB 
connecting Bhalgaon , Ghadivat, Bidkin , Shendurvada, Bargaon and terminating 
near Kasab Kheda Phata at junction of proposed Aurangabad Bypass on NH -52 
in the State of Maharashtra . 

[ F . No. NH - 14012 /27 /2014 -P & M ]( Pt-5 ) 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 
Footnote : — The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) was substituted vide notification number 

S . O .689 (E ), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India , dated the 4th April, 2011 and 
subsequently amended vide notifications number S .O . 3718 ( E ), dated 22 . 11. 2017 . 


450 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 दिसम्बर , 2017 
का . आ . 3808( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 2 की उप -धारा ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II , 
खंड - 3, उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना सं . का . आ . 689 ( अ ), दिनांकित 4 अप्रैल , 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती 
है , नामत: 


नइरा 


35 


68 


उक्त अनुसूची में , क्रम सं . 35, 111, 207 , 239, 280 , 378, 387 और * तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाएगा, नामत : 

तालिका 
क्र . सं . नई रारा सं . 

राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 
(1) ( 2) 

( 3 ) 
11 

राजस्थान राज्य में म्याजलर के निकट रारा- 70 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
जैसलमेर, पोखरण , बीकानेर, श्री डूंगरपुर , रतनगढ़ , फतेहपुर, झंझुनू , चिराडा, हरियाणा 
राज्य में नारनौल को जोड़ने वाला और रेवाड़ी के निकट रारा - 352 के साथ अपने जंक्शन पर 
समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु राज्य में चेन्नै के निकट रारा -48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चेंगलपटू, 
टिंडीवनम, पुदुच्चेरी, कुड्डुलोर, चिदंबरम , करइकुल (पुदुच्चेरी), नागापटिनम , वेल्लंकन्नी , 
तिरुतुरईपूंडी , मुथुपेट्टई , आदिरामपटिनम , कोट्टईपटिनम , कटुमावाडी , थोंडी , 
देवीपट्टिनम, रामनाथपुरम बाइपास, तिरुप्पुल्लानी , कीलाकरई, इरवाडी , वलीनोकम, 
सयालगुडी, वेंबर , वइप्पर , कुलथूर , वेप्पालोडई , पट्टिना, मारुथुर को जोड़ने वाला और 

तूतीकोरीन के निकट रारा- 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
207 

राजस्थान राज्य में तनोट के निकट रारा - 70 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामगढ़ , 
भड़ासर , जैसलमेर, बाड़मेर , संचोर को जोड़ने वाला , गुजरात राज्य में थरड़ , भाबर , 
राधनपुर , कमालपुर , खाखल , रोड़ा , दुनावाड़ा , पाटन , चाणस्मा , मेहसाणा , खेरवा , 
गोजरिया , समा , चुराडा, कुवाडारा को जोड़ते हुए और प्रांतिज के निकट रारा- 48 के साथ 

अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
239 | 173 

कर्नाटक राज्य में मुदीगेरे के निकट रारा- 73 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
चिकमगलुरु , कडुर , टमटादाहल्ली , होसादुर्गा को जोड़ने वाला और होललकेरे के निकट रारा 

369 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
280 130ए 

छत्तीसगढ़ राज्य में पोंडी के निकट रारा- 30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पंडरिया , 
मुंगेली, बिलासपुर , सिपत , धनिया , बलोडा , पंथोरा, उर्गा, हस्ती , भैसमा , नोनबीरा , 
धर्मजयगढ़ को जोड़ने वाला और पाथलगांव के निकट रारा- 130 के साथ अपने जंक्शन पर 

समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
378 161ए 

महाराष्ट्र राज्य में रारा - 548सी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अकोट , पटसुल , भोड़ , 
अकोला , बरशी , तकली , शेलू बाजार , मंगरूपीर, मनोरा , दिगरास, अरनी , धनोडा , माहुर , 
सरखानी, किनवाट, इसलापुर , हिमायतनगर , भोकर, मुडखेड़ , नांदेड , उस्मानपुर , 
कौथा ,मुखेड़, बरहाली , मुकराबाद, लखमापुर , सावरमल , नांगर्गा, वज्जर को जोड़ने वाला 
कर्नाटक में औराड , तुलजापुर, मुस्तापुर , मरखल , नवाडगेरी को जोड़ते हुए बीदर रिंग रोड के 

साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
387 752ई 

महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के निकट रारा- 52 ( बीड़ बाइपास ) के साथ अपने जंक्शन से 
प्रारंभ होकर बिदकिन , धोरकिन , पैथन , मुंगी, बोधेगांव , घोआनसपरगांव , उखांडा चकला , 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


to. H . 

(1) 


TS TRT H . 

(2) 


राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 

(3 ) 
मिडसांगवी , शिरुर कासर , राक्षसभुवन , खोलयाचीवाड़ी , खारेगांव , डोंगरकिन्ही, चुंबली , 
पटोदा, पारगांव, धुंबरा, गिघोल को जोड़ने वाला और खरड़ पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 

[ 41. F . GH537 - 14012/ 27 /2014 - 4 TE IH (478-5 )] 

__ राजेश गुप्ता , उप सचिव 


415 feuqu : 


Teh Tohref fenen, 1956 (1956 FT 48 ) site 547 3T17 , Ra 276147 À SETTFAT CAT 
EERST 1180, fanifand 4 3771, 1957 GRT 4 ofera Tg BT GÀ SAFETY AT HEAT FT.31. 689 ( 37 ), 
दिनांकित 4 अप्रैल , 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना , दिनांकित 
22 . 11. 2017 GRT TTS AI 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th December, 2017 
S . O . 3808 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 2 of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub Section (ii) vide number S . O . 689( E ) dated the 4th April, 2011 , namely : 

In the Schedule, for serial number 35 , 111, 207, 239, 280, 378, and 387 and entries relating thereto, the 
following shall be substituted namely: 


TABLE 


Serial No. 


New National 
Highway No. 


Description of National Highways 


( 1 ) 


L 


( 2 ) 


11 


111 


32 


207 


68 


( 3 ) 
The highway starting from its junction with NH - 70 near Myajlar connecting 
Jaisalmer, Pokharan , Bikaner, Sri Dungarpur, Ratangarh , Fatehpur, Jhunjhunu, 
Chirawa in the State of Rajasthan , Narnaul and terminating at its junction with 
new NH No.- 352 near Rewari in the State of Haryana . 
The highway starting from its junction with NH - 48 near Chennai connecting 
Chengalpattu , Tindivanam , Puducherry, Cuddalore, Chidambaram , Karaikul 
(Puducherry), Nagapatinam , Vellankanni, Thiruthuraipoondi, Muthupettai, 
Adirampattinam , Kottaipattinam , Kattumavadi, Thond ,i Devipattinam , 
Ramanathapuram bypass , Thiruppullani, Keelakarai , Ervadi, Valinokam , 
Sayalgudi, Vembar , Vaippar, Kulathoor, Veppalodai, Pattina , Maruthur and 
terminating at its junction with NH -44 near Tutticorin in the State of Tamil 
Nadu . 
The highway starting from its junction with NH - 70 near Tanot connecting 
Ramgarh , Bhadasar , Jaisalmer, Barmer , Sanchor in the State of Rajasthan , 
Tharad , Bhabar, Radhanpur, Kamalpur, Khakhal, Roda, Dunawada, Patan , 
Chanasma, Mahesana, Kherva , Gojariya , Sama, Churada , Kuvadara and 
terminating at its junction with NH -48 near Prantij in the State ofGujarat. 
The highway starting from its junction with NH - 73 near Mudigere connecting 
Chikkamagaluru , Kadur, Tamatadahalli , Hosadurga and terminating at its 
junction with new NH No. 369 near Holalkere in the State of Karnataka. 
The highway starting from its junction with NH - 30 near Pondi connecting 
Pandaria , Mungeli, Bilaspur, Sipat, Dhania , Baloda , Panthora , Urga, Hasti , 
Bhaisma, Nonbira, Dharamjayagarh and terminating at its junction with NH 
130 near Pathalgaon in the State of Chhattisgarh . 
The Highway starting from its junction with NH -548C Akot, Patsul, Bhod, 
Akola , Barshi Takli, Shelu bazaar, Mangrulpir, Manora , Digras, Arni, Dhanoda , 
Mahur, Sarkhani, Kinvat, Islapur, Himayatnagar, Bhokar, Mudkhed , Nanded , 
Osmanpur, Kautha, Mukhed , Barhali, Mukrabad, Lakhmapur, Sawarmal, 
Nangarga , Wazzar in the state of Maharashtra connecting Aurad , Tuljapur, 


239 


173 


80 


130A 


378 


| 161A 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


SerialNo. 


Description of National Highways 


New National 
Highway No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


752E 


( 3 ) 
Mustapur, Markhal, Nawadgeri and terminating at its junction with Bidar Ring 
Road in the state of Karnataka . 

The Highway starting from its junction with NH -52 (Beed Bypass) near 
Aurangabad connecting Bidkin , Dhorkin , Paithan , Mungi, Bodhegaon , 
Ghoanaspargaon , Ukhanda Chakla , Midsangvi, Shirur Kasar , Rakshasbhuwan , 
Kholyachiwadi, Kharegaon , Dongarkinhi, Chumbli , Patoda , Pargaon , Ghumbra, 
Gighol and terminating at Kharad in the state ofMaharashtra. 


[F . No. NH - 14012 /27 /2014- P & M (pt-5 )] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


note : 


The National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) and the Schedule thereto was published in the Gazette 
of India vide notification number S .R .O . 1180 dated 4 April, 1957 and was substituted vide 
notification number S . O .689 ( E ), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification no . 3718 


dated 22 in number 8.0.680 umber S.R .O . Usand the Schedule the 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2017 .12.07 
15 :30 :03 + 05 30 


